निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र 1935 ( श० ) 
( संo पटना 698) पटना , वृहस्पतिवार , 5 सितम्बर 2013 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- - 


- - - - 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2013 
विषयः - राज्य में जिला / अनुमंडल / प्रखण्ड / अंचल के पुनर्गठन के संबंध में गठित मंत्रियों के समूह को 

पुनर्गठित करने के संबंध में । 

सं0 मं०म० - 01 / मंत्रिपरिषद्- 22 / 2011 / 1027 — राज्य के जिला / अनुमंडल / प्रखंड / अंचल के पुनर्गठन के 
संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं० 3241, दिनांक 29. 09 .2008 , अधिसूचना सं० 216, दिनांक 18. 
02. 2011, अधिसूचना सं० 509 , दिनांक 14.04. 2011 एवं अधिसूचना सं० 44, दिनांक 10. 01 .2012 के द्वारा उप मुख्यमंत्री 
की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था , जो कि निम्नांकित है : 
(i) उप मुख्यमंत्री 

अध्यक्ष 


मंत्री, ग्रामीण विकास 


सदस्य 


( iii) मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार 

सदस्य 
( iv ) मंत्री, जल संसाधन 

सदस्य 
( v ) मंत्री, पथ निर्माण 

सदस्य 
2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य में जिला / अनुमंडल / प्रखंड / अंचल के पुनर्गठन के संबंध में पूर्व में गठित 
मंत्रियों के समूह को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है : 
(i) मंत्री, जल संसाधन 

अध्यक्ष 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2013 
(ii) मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार - सदस्य 
( iii ) मंत्री, ग्रामीण विकास 

- सदस्य 
3. उपर्युक्त कंडिका - 2 से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रियों के समूह की बैठकों में 
सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे । 

4. मंत्रियों के समूह को सचिवालीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग उपलब्ध करायेगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 698- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


